निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 337 ) 


26 आषाढ़ 1934 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 17 जुलाई 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

16 जुलाई 2012 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 05/ 2012/ 9153 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या - 8934 दिनांक 15. 06. 
2012 में आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न परिशिष्ट - 1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी 
समिति के निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना की तिथि निम्न प्रकार नियत किया जाता है : 

मतदान , अगर आवश्यक हो | 05 . 08. 2012 ( रविवार ) 


7:00 बजे पूर्वाह्न से 2 :00 बजे अपराह्न तक 


( ii ) | मतगणना 


05. 08. 2012 


( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय। अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे । 


3. मतगणना संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी - सह - निर्वाचन पदाधिकारी की उपस्थिति में की जायगी । 


आदेश से , 


एन0 एस0 माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 जुलाई 2012 

परिशिष्ट - 1 
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन 


क्रमांक 


जिला 


प्रखंड 
बिक्रम 


__ 1. 


पटना 


भोजपुर 


पीरो 


बिहियाँ 
साहेबगंज 


मुजफ्फरपुर । 

वैशाली 
सीतामढ़ी 


महुआ 
बेलसंड 


दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का नाम 
1. महम्मदपुर 
1. भड़सर 
| 1. महुव 
1. बासुदेवपुर सराय 
1. म० लक्ष्मी नारायणपुर 
1. माड़र 
1 . मुशहरी न० 
1. सदानंदपुर 
1. रामदीरी भवानंदपुर 
1. खालिसपुर 
1. भुसारी 


बेगुसराय 


खोदावन्दपुर 

बलिया 
मटिहानी 
सरायरंजन 
समस्तीपुर 


10. 


समस्तीपुर 


11 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 337 -571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


